रजिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )-72 


REGISTEREDÍ N 


prasryans 


(सी.एल.). 


D : (D .N .)-77** 


14 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड उप - मण्ड (1 ) 
PART II.--- Section 3 - Sur-section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 181 ] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 24, 1985/ वैशाख 4, 1907 
No. 181] NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 24, 1985 /VAISAKHA 4, 1907 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate eompilation 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 24 अप्रैल , 1985 

अधिसूचना 

मं . 109/ 85-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 375 ( अ ) .-~- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 19 44 , 
के नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 38/ 85 -केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , तारीख 17 मार्च, 1985, को अधिक्रांत करते हुए इससे उपाबद्ध 
मारणी के स्तम्भ ( 3 ) मे विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और 
नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की पहली अनुसूची की मद सं . 14ज की ऐसी 
उप -मदों के, जो उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं , अन्तर्गत 
आने वाले माल को , उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उक्त अधिनियम के अधीन उस पर 


110 Gl/ 85 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II - SEC. 3 (i ) 1 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- man 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


उद्ग्रहणीय उतन उत्पाद शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट दर से संगणित रकम से अधिक है, छूट देती है । 

सारणी 


क्रम स . 


उप -- मद म . 


माल का वर्णन 


दर 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


आक्सीजन , . . 
( i ) सिलण्डर में निकामी की 15 सेन्टीग्रेड पर सामान्य दाब 

पर गैस के पचहत्तर पैसे प्रति 

घन मीटर । 
( ii ) पाईप लाईन से निकासी 15 सेन्टीग्रेड पर मामान्य दाब 
किया गया 

पर गैस के तीस पैसे प्रति घन 
मीटर । 
15° मेन्टीग्रेड पर सामान्य दाब 
पर गैस के पैसठ पैसे प्रति 

घन मीटर । 
लाग्न 

नम्ने रुपये प्रति मीटरी टन । 
अमोनिया 

आठ सौ रुपये प्रति मीटरी टन । 
15 . भगिन और ईथेन का क्लोरो - बनीस प्रतिशत मूल्यानुसार । 

लोग हाईड्रोकार्बन 
ऐसेटेलीन ( चाहे विलीन दशा 15° सेन्टीग्रेड पर सामान्य दाब 
में हो या नहीं ) 

पर गेम के सात रुपये प्रति 

धन मीटर । 
स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये , " मामाय दाव " पद से 760 मिली -- 
मीटर मर्करी के समतुल्य दाब अभिप्रेत है । 

[ फा . मं . बी - 37/ 3/85 - टी आर यू 

__ के . एम . वेंकटगिरी , अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCI 

( Departnment of Revenuit ) 
New Delhi , the 24th April , 1985 

NOTIFICATION 

No . 109 /85 -Central Excises 
G . S. R . 375 ( E ).- --In cxercise of the powers conferred by sub-rule (1 ) ofrule 8 ofthe 
Cential Excise Ruks , 1944 , and in supersession of the notification of ihc Grivernment 
( of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No . 38 /85 -Central 


[att Il- 


53 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Excises , dated the 17th March , 1985 , the CentralGovernmenthereby exempts gocds 
of the description specified in column (3 ) of the Table hereto awexed and falling 
under the sub -items specitied in the corresponding cntry in column (2 ) of the said 
Table , of Item No. 14H of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act. 
1914 (1 of 1944 ) , from so much of the duty of excise levja ble thereon under the said 
Act at the rate specified in the said First Schedule as is in excess of the amount cal. 
culated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said 
ble 

TABLE 


Description of goods 


Rate 


o . 


Sub 
item 
No . 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


1. 


(1) 


Oxygen , 
(i) cleared in 

cylinder 
(ii) cleared through 

pipcline 
Liquid Oxygen 


2 . (1) 


Seventy - five paise per cubic metre of the 

gas at normal pressure at 15°C . 
Thirty paise per cubic metre of the gas at 

normal pressure at 15°C . 
Sixty- five paise per cubic metre of the gas 

at normal pressure at 15°C . 
Ninety rupees per metric tonne. 
Eight hundred rupees per metric tonne . 
Thirty -two per cent ad valorem . 


3. (2) 
4. (3) 


Chlorine 
Ammonia 
Chlorofluoro hydro - 
carbons of methane 
and ethane 
Acetylene (whether 
in dissolved condi 
lion or not) 


Seven rupees per cubic metre of the gas 

at normal pressure at 15°C . 


Explanation :-- For the purposes of this notification , the expression " normal 
pressure " mzans the pressure equivalent to 760 millimetres of Mercury . 

[F . No. B 37 /3 /85- TRU ) 
K .S . VENKATAGIRI , Under Secy . 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1985 


